रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.-33004/99 


सयमेवजयी 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. असाधारण 

EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3– Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY : 

नई दिल्ली , शनिवार , जून 25 , 2011 / आषाढ़ 4 , 1933 . 
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 25, 2011/ASADHA 4 , 1933 


- 


सं . 1216] 
No. 12161 


गृह मंत्रालय 
( आन्तरिक सुरक्षा -1 प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 जून , 2011 
का. आ . 1454( अ). राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 
2008. ( 2008 का 34 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , एतद्द्वारा , अनुसूचित 
अपराधों के विचारण के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त 
उप - धारा ( 1 ) के उद्देश्य के लिए माननीय न्यायाधीशों सर्व/ श्री यतिन 
दत्तात्रेय शिंदे और संजय आनंदराव देशमुख की अध्यक्षता में क्रमशः 
शहर सिविल और सत्र न्यायालय , बम्बई को विशेष न्यायालय के रूप 
में अधिसूचित करती है । 

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण 
महाराष्ट्र राज्य में होगा। 

[ फा . सं. 17011 / 50/2009 - आई एस- VI] 

. धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(INTERNAL SECURITY-I DIVISION ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 25th June , 2011 
S. O . 1454 ( E ).- In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1) of Section 11 of the National Investiga 
tion Agency Act, 2008 (34 of 2008 ) , the Central Govern 
ment hereby notifies the City Civil and Sessions Courts, 
Bombay, presided over by Hon ble S /Shri Yatin Dattatraya 
Shinde and Sanjay Anandrao Deshmukh, Judges, respec 
tively, as the Special Courts for purpose of the said sub 
section ( 1) of Section 11 of the said Act for the trial of 
Scheduled Offences. 
2381 G1/2011 


2. The jurisdiction of the Special Court mentioned 
above shall extend throughout the State ofMaharashtra . 

[ E No . 17011/50/2009-IS - VI ] 
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy. 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 जून , 2011 
.. . का . आ . 1455 ( अ), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 
2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा , अनुसूचित 
अपराधों के विचारण के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त 
उप - धारा (1 ) के उद्देश्य के लिए माननीय न्यायाधीश श्री प्रदीप पंत , 
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देहरादून की अध्यक्षता में 
जिला एवं सत्र न्यायालय , देहरादून को विशेष न्यायालय के रूप में 
अधिसूचित करती है । 

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण 
उत्तराखण्ड राज्य में होगा । 

[ फा . सं. 17011/50/ 2009 - आई एस - VI ] 

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th June, 2011 
S .O . 1455 (E ).- In exercise of the powers conferred 
by sub -section (1 ) of Section 11 of the National Investiga 
tion Agency Act , 2008 (34 of 2008 ), the Central Govern 
mient hereby notifies the District and Sessions Court, 
Dehradun , presided over by Hon ble Shri Pradeep Pant, 
3rd Additional District and Sessions Judge, Dehradun as 
the Special Court for purpose of the said sub -section (1) of 
Section 11 of the said Act for the trial of Scheduled 
Offences . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- - Sec . 3( ii)] 


2. The jurisdiction of the Special Court mentioned 
above shall extend throughout the State ofUttarakhand . 

[ E. No. 17011/ 50/ 2009-IS- VII] 
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy. 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 25 जून , 2011 
का . आ . 1456( अ ). - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 
2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा , अनुसूचित 
अपराधों के विचारण के लिए , उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त 
उप- धारा ( 1) के उद्देश्य के लिए उत्तरी गोवा में सत्र न्यायाधीश के 
न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है । . 

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण 
गोवा राज्य में होगा । 

[ फा . सं. 17011/50/ 2009 - आई एस - VI ] 

___ धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th June , 2011 
. S. 0 . 1456 ( E). ---In exercise ofthepowers conferred 
by sub - section ( 1) of Section 11 of the National Investiga 
tion Agency Act, 2008 (34 of 2008 ), the Central Govern 
ment hereby notifies the Court of the Sessions Judge at 
North Goa as the Special Court for purpose of the said 
sub - section (1) of Section 11 of the said Act for the trial of 
Scheduled Offences . 

2 . The jurisdiction of the Special Court mentioned 
above shall extend throughout the State ofGoa . . 

- [ E. No. 17011/50/ 2009 -IS- VI] 
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy. 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 25 जून , 2011 
का . आ . 1457 ( अ). - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 
2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा , अनुसूचित 
अपराधों के विचारण के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त 
उप - धारा (1 ) के उद्देश्य के लिए सत्र न्यायाधीश , दादरा एवं नगर 
हवेली , सिलवासा के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में 
अधिसूचित करती है । 

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण 
संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली में होगा । 

[ फा. सं. 17011/ 50/ 2009 - आई एस - VI ] 

____ धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th June , 2011 : 
S .O . 1457 (E ). - In exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1 ) of Section 11 of the National Investiga 
tion Agency Act, 2008 ( 34 of 2008 ), the CentralGovern 
menthereby notifies the Court of the Sessions Judge, Dadara 
and Nagar Haveli at Silvassa as the Special Court for pur 
pose of the said sub -section (1 ) of Section 11 of the said 
Act for the trial of Scheduled Offences . 

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned 
above shall extend throughout the Union Territory of 
Dadara and Nagar Haveli . 

[ E No . 17011/ 50/ 2009-IS- VI] 
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 25 जून , 2011 
का . आ. 1458( अ ): --- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 
2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार , एतद्द्वारा , अनुसूचित 
अपराधों के विचारण के लिए , उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त 
उप - धारा (1 ) के उद्देश्य के लिए सत्र न्यायाधीश , दीव के न्यायालय 
को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है । 

2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण 
संघ राज्य क्षेत्र दीव में होगा । 

[ फा. सं. 17011/ 50 / 2009 - आई एस - VI ] 

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION : 
New Delhi, the 25th June, 2011 
S. O . 1458 ( E ). - In exercise of the powers conferred 
by sub- section ( 1 ) of Section 11 of the National Investiga 
tion Agency Act, 2008 (34 of 2008 ), the Central Govern 
ment hereby notifies the Court of the Sessions Judge at 
Diu as the Special Court for purpose of the said sub 
section (1 ) of Section 11 of the said Act for the trial of 
Scheduled Offences. 

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned 
above shall extend throughout the Union Territory of Diu . 

[ E. No . 17011/ 50/ 2009 -IS- VI] 
DHARMENDRASHARMA, Jt. Secy . 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 25 जून , 2011 
का . आ . 1459 ( अ):-- - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 
2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 11 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा , अनुसूचित 
अपराधों के विचारण के लिए , उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त 
उप - धारा ( 1 ) के उद्देश्य के लिए सत्र न्यायाधीश , दमण के न्यायालय 
को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है । 
___ 2. ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण 
संघ राज्य क्षेत्र दमण में होगा । 

[ फा . सं. 17011 /50/ 2009 - आई एस - VI ] 

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 25th June, 2011 
S .O . 1459( E ). - - In exercise of the powers conferred 
by sub - section( 1 ) of Section 11 of the National Investiga 
tion Agency Act, 2008 ( 34 of 2008 ), the CentralGovern 
ment hereby notifies the Court of the Sessions Judge at 
Daman as the Special Court for purpose of the said sub 
section (1 ) of Section 11 of the said Act for the trial of 
Scheduled Offences . 

2. The jurisdiction of the Special Court mentioned 
above shall extend throughout the Union Territory of 
Daman. 

TE No. 17011 /50 / 2009 -IS- VI ] 
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy. 


Printed by the Manager , Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 


